सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

24 आश्विन, 1939 ( श० ) 
संख्या - 789 राँची, सोमवार , 

16 अक्टूबर , 2017 (ई०) 


पर्यटन , कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग 


संकल्प 
13 अक्टूबर , 2017 


विषय: पर्यटन , कला संस्कृति , खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग के अंतर्गत क्रीड़ा निदेशालय के अधीन 

विभिन्न कोटि के पदों के सृजन के फलस्वरूप सृजित पदों हेतु आय-व्ययक के शीर्ष के 
संशोधन की स्वीकृति । 


संख्या - 1/ स्था - 1-25/ 2013 - 07 -- झारखण्ड राज्य के निवासियों की खेलों के प्रति रूचि , 
रूझान एवं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनके द्वारा हासिल की गई सफलता के आलोक में 
राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने एवं इसे नई ऊँचाई देने के उद्देश्य से राज्य में क्रीड़ा निदेशालय 
का गठन संबंधी विभागीय संकल्प संख्या 1343 दिनांक 28 अगस्त, 2014 के क्रम में निदेशक , 
क्रीड़ा के कार्यालय हेतु एवं सहायक निदेशक , क्रीड़ा के प्रमंडल स्तरीय 05 (पाँच) कार्यालयों हेतु पदों 
के सृजन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2016 को मद संख्या 11 के रूप में 
स्वीकृति प्रदान की गई है । इसके फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या 02 सह पठित ज्ञापांक 284 , 
दिनांक 13 फरवरी, 2016 निर्गत है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 16 अक्टूबर , 2017 
___ 2. उक्त संकल्प द्वारा सृजित पदों में से वेतनमान/ कोटि वेतन पर सृजित पदों यथा 
प्रशाखा पदाधिकारी , सहायक, लेखापाल , उच्च वर्गीय लिपिक , विपत्र लिपिक हेतु व्यय “ आय-व्ययक 
के गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष-2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष- 104- खेलकूद , उपशीर्ष-02 
खेलकूद -विस्तृत शीर्ष-01- वेतन एवं भत्ते " तथा बाह्यस्रोत से सेवाएँ प्राप्त किये जाने वाली पदों यथा 
- कोषागार संवाहक , आदेशपाल , संगणक संचालक , पत्रवाहक , दरबान आदि के पारिश्रमिक राशि पर 
व्यय “ आय -व्ययक के गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष-2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाएँ- लघु शीर्ष-104 
खेलकूद , उपशीर्ष- 02 - खेलकूद , विस्तृत शीर्ष- 03 -प्रशासनिक व्यय , 29 -व्यवसायिक सेवाएँ " से 
विकलनीय होने पर स्वीकृत प्राप्त की गई थी , जिसमें टंकण भूलवश त्रुटि हो गई थी । जिसमें 
निम्नवत् संशोधन है: 


क ) उपर्युक्त पदों में से क्रीड़ा निदेशालय के अधीन सृजित पदों यथा - प्रशाखा 

पदाधिकारी , सहायक, लेखापाल, उच्च वर्गीय लिपिक , विपत्र लिपिक हेतु व्यय 
" आय-व्ययक के गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष- 2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ 
लघु शीर्ष - 001 - निदेशन और प्रशासन , उपशीर्ष - 39- क्रीड़ा निदेशालय , विस्तृत 
शीर्ष -01 - वेतन एवं भत्ते " तथा बाह्यस्रोत से सेवाएँ प्राप्त किये जाने वाली 
पदों यथा - कोषागार संवाहक , आदेशपाल , संगणक संचालक , पत्रवाहक , दरबान 
आदि के पारिश्रमिक राशि पर व्यय “ आय -व्ययक के गैर योजना बजट मुख्य 
शीर्ष -2204- खेलकूद तथा युवा सेवाए, लघु शीर्ष -001- निदेशन और 
प्रशासन , उपशीर्ष -39 - क्रीड़ा निदेशालय , विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय , 
29 - व्यवसायिक सेवाएँ " से विकलनीय होगा । 


ख ) उपर्युक्त पदों में से सहायक निदेशक क्रीड़ा के कार्यालय हेतु वेतनमान/ कोटि 

वेतन पर सृजित पद यथा - उच्च वर्गीय लिपिक हेत् आय-व्यय का विकलन 
" गैर योजना बजट मुख्यशीर्ष -2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ , लघु शीर्ष - 
104 - खेलकूद , उपशीर्ष -02- खेलकूद , विस्तृत शीर्ष - 01 - वेतन एवं भत्ते " 
तथा बाह्य स्रोत से सेवाएँ प्राप्त किये जाने वाले पदों यथा - संगणक संचालक 
एवं आदेशपाल के पारिश्रमिक राशि पर व्यय “ गैर योजना बजट मुख्यशीर्ष - 
2204 - खेलकूद तथा युवा सेवाए , लघु शीर्ष - 104 - खेलकूद , उपशीर्ष -02 
खेलकूद , विस्तृत शीर्ष -03- प्रशासनिक व्यय - 29 - व्यवसायिक सेवाएँ " से 
विकलनीय होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 16 अक्टूबर , 2017 


3. कंडिका- 2 में अंकित क्रीड़ा निदेशालय के अधीन विभिन्न कोटि के सृजित पदों हेतु 
आय -व्ययक के शीर्ष के संशोधन संबंधित प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के द्वारा दिनांक 19 सितम्बर , 
2017 को मद संख्या-05 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है । 


4. 


यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा | 


5. पूर्व निर्गत संकल्प सं .-02 सहपठित ज्ञापांक- 284, दिनांक 13 फरवरी , 2016 को 
उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अनिल कुमार राय , 
सरकार के अपर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 789 -- 50 


